रजिस्ट्रो सं . डी . ( गो . )-13 


REGISTERED No. D . (D )- 73 


विजयी 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of Srdia 


. 


KARN 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY OF NDLA 


सं० 25 ] 
No. 25 ] 


मई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1980/ ज्येष्ठ 31, 1902 
NEW DELHI, SATURDAY , JUNE 21, 1980/ JYAISTHA 31, 1902 


- - 


- 


- - 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is given to this part ha order that it may be filed as a separate compllation 

- - . ... - - - - - - - - - - 
माग II — षण 4 
PART II - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक मियम और आवेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 5 जून , 1980 
का० नि० मा० 198 :--- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 
के परन्तुक द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य 
मिधि (रक्षा सेवा ) नियम, 1960 में और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं , पर्मात् : -- 


टिप्पण : -- यदि बिहित अवधि के भीतर लेना अधिकारी को 
लिमित रूप से जानकारी देकर अभिदाता द्वारा अपने विकल्प का 
प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा 
कि उसने अंतर को निधि में अपने खाते में जमा करने के विकल्प 
का प्रयोग किया है । ऐसे निक्षेप को निधि में अभिवाता के नाम 
जमा रकम में मिला दिया जाएगा । " 

[ 1979 का मामला सं० एफ 19 ( 9)/ 79/ टी (सिव० ) ] 
[वित्त मैनालय (रक्षा ) यू० प्रो० सं० 2831 ---.पी ए ] 

जी० एस० गिल , उप सचिव 


1. ( 1 ) इन नियमों का नाम माधारण भविष्य निधि ( रक्षा सेवा ) 
पंचम संशोधन नियम , 1980 है । 


MINISTRY OF DEFENCE 


( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


Now Dolli, the 5th June, 1980 


S . R . O . 198 . — In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby 
makes the following rules further to amend the General 
Provident Fund ( Defence Services ) Rules , 1960 , namely : 


2. साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा ) नियम , 1960 के नियम 
25 में , उपनियम ( 1 ) के परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक 
पौर टिप्पण रखा जाएगा , पर्थात् : 

" परन्तु यदि किसी प्रौद्भूत बोनस की रफम सहित बीमा 
कृत रकम रोक ली गई या निकाली गई सम्पूर्ण रकम से अधिक 
है तो अभिवाता का यह कर्तव्य होगा कि वह पालिसी के परिपक्व 
होने की तारीख से एक मास के भीतर लेखा अधिकारी को लिखित 
रूप में यह जानकारी दें कि ऐसा अन्सर या मन्तर का कोई भाग , 
जैसा कि अभिवाता द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, उसे संदत्त कर 
दिया जाए या नहीं , और लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा 

कि यह अभिवासा के विकल्प के अनुसार कार्य करे । 
255 GJ/ 80 


___ 1. ( 1 ) These rules may be called the General Provident Fund 
( Defence Services ) 5th Amendment Rules, 1980 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of treir publica 
tion in the Official Gazette . 

2 . In the General Provident Fund (Defenco Services) Rules , 
1960, in rule 25, for the proviso to sub-rule ( 1), the following 
proviso and note shall be substituted , namely :- - 
" Provided that if the amount assured together with tho 

amount of any accrued bonus is more than the wholo 

of the amount withheld or withdrawn , it shall bo 
( 231 ) 


232 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 21, 1980 /JYAISTHA 31, 1902 


[ PART II - SEC. 4] 


New Delhi, the 10th June, 1980 


the duty of the subscriber to inform the Accounts 
Officer in writing , within a month from the date of 
maturity of the policy , whether the difference or a 
part of the difference as specified by the subscriber, 
be paid to him and it shall be the duty of the 
Accounts Officer to act in accordance with the option 
of the subscriber. 


SR. O . 199. - In pursuance of sub- section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 ( 2 of 1924), the Central Gov 
ernment hereby notifies that a vacancy has occurred in the 
membership of the Cantonment Board , Belgaum by reason 
of expiry of term of office of Capt. Dalip Singh . 

tFile No. 19 / 31 / C / L & C / 65 /1403- C / D ( Cantt.)] 


Noté . if no option is exercised by the subscriber in 

wiſting to the Accounts Officer within the period 
presctibed, he shall be deemed to have opted to de . 
posit the difference in his account in the Fund. Such 
deposit shall be merged in the amount standing to 
the subscriber s credit in the Fund. " 

[ Case No . F. 199) /79 / D( Civ-ID ] 
[ Min . of Fin.( Def .) u.o. 2831 / PA of 1979] 

G . S. GILL, Dy. Secy. 


को नि० मी . 200 : -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि उस स्टेशन के कमनि अफसर 
ने कैप्टन दिलीप सिंह को उनके कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के 
कारण हुई रिक्ति में छावनी बोर्ड, बेलगाम का फिर से मदस्य मनोनीत 
किया है । 
[ फाइल संख्या 19/ 31/ सी / एल एण्ड सी / 65/ 1403/ 1 - सी / डी ( छावनी )] 

आदित्य कुमार, अवर सचिव 


नई दिल्ली, 10 जून , 1980 


का० नि० आ० 199 :- - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 
2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) का अनुमरण करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड , बेलगाम की 
सदस्यता में कैप्टन दिलीप सिंह कार्यकाल की अवधि की समाप्ति के कारण 
एक रिक्ति हो गई है । 


S . R . O . 200 . - - In pursuance of sub - section ( 7 ) of section 13 
of the Cantonments Act , 1924 (2 of 1924 ), the Central Gov 
ernment hereby notifies that Capt. Dalip Singh has been l e 
nominated by the Officer Commanding the Station as mem 
ber of Cantonment Board Belgaum against the vacancy caused 
on account of expiry of his term of office . 
[ File No . 19 / 31 / C / L & C / 65 / 1403 - C / D ( Cantt .)] 

ADITYA , KUMAR , Under Secy . 


[ फाइल संख्या 19/ 31/ सी /एल एण्ड सी / 65/ 1403-सी /डी ( छावनी )] 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 . 1980 


